निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 93 ) 


11 माघ 1934 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 31 जनवरी 2013 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

30 जनवरी 2013 
बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम , 2009 की धारा - 9 की उप - धारा ( 1) में उल्लिखित अधिनियमों / 

हस्तकों की सूची में संशोधन । 
सं० 8 / नियम संशोधन (वि0भूoन्या0) - 08 - 07 / 2012 - 91 (8) / रा० — बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम , 
2009 की धारा -9 की उप - धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एत्द द्वारा अधिनियम 
की धारा - 9 की उप - धारा (1) में अंतर्विष्ट अधिनियमों / हस्तकों की सूची में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से 
करती है: 

1. बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा - 9 की उप - धारा (1) में अंतर्विष्ट 

अधिनियमों / हस्तकों की सूची का क्रमांक - "(v) बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण ) 

अधिनियम , 1973 " एत्द द्वारा विलोपित किया जाता है । 
2 . बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम , 2009 की धारा-9 की उप धारा-(1) के क्रमांक (ix ) के बाद क्रमशः 

क्रमांक (x) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम , 2009, ( xi ) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त 
अधिनियम, 2011 एवं ( xii ) बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 को अधिनियमों / हस्तकों की 
सूची में जोड़ा जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सी० अशोकवर्धन, 
प्रधान सचिव । 


~ 


PER JIGIC (31HTERUT), 31 Jala 2013 

The 30th January 2013 
AMENDMENT IN THE LIST OF ACTS / MANUALS MENTIONED IN THE SUB SECTION (1 ) OF 

THE SECTION - 9 OF THE BIHAR LAND TRIBUNAL ACT, 2009 
HO 8 / 4 H (FC0F0 0 ) - 08 - 07 / 2012 – 91 (8 ) / 210 — In exercise of the powers conferred 
under Sub Section ( 1) of Section -9 of the Bihar Land Tribunal Act, 2009 , the State Government 
hereby makes the following amendments in the list of Acts / Manuals contained in Sub Section (1 ) 
of Section -9 of the Act with immediate effect: 

1 . Serial number " (v ) The Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 

1973 " of the list of Acts / Manuals contained in sub section ( 1 ) of section - 9 of the 
Bihar Land Tribunal Act, 2009 is hereby deleted . 
After the serial number ( ix ) of sub section ( 1 ) of section - 9 of the Bihar Land 
Tribunal Act, 2009 serial number (x ) The Bihar Land Disputes Resolution Act, 
2009 , ( xi) The Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 and (xii ) The Bihar 
Land Mutation Act, 2011 are added respectively in the list of Acts/Manuals. 

By order of the Governorof Bihar , 


C .ASHOKVARDHAN , 


Principal Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGC (3HTERUT ) 93 -571+ 500- octonton 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


